PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 11, 2010 (VYSK . 21, 1932 SAKA ) 


239 


सिंचाई विभाग 

शुद्धि पत्र 

दिनांक 4 मई, 2010 
क्रमांक 3547/ 1-एल०.- ईगराह माईनर की बुर्जी नं० 22725 से 32000 अन्तिम छोर तक बढ़ाने जो कि हांसी ब्रांच की बुर्जी 
नं ० 228500/ एल ० से निकलती है , के लिए गांव कागसर तथा खाण्डा खेड़ी, तहसील नारनौंद एवं हांसी, जिला हिसार तथा गांव ईगराह , 
तहसील जीन्द, जिला जीन्द की भूमि लेनी अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत 
अधीक्षक अभियन्ता, यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द के पत्र क्रमांक 510/1- एल०, दिनांक 27 जनवरी, 2010 द्वारा अधिसूचित की गई थी 
जो कि हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी, 2010 को प्रकाशित हो चुकी है और शुद्धि पत्र अधीक्षक अभियन्ता , यमुना जल 
सेवाएं परिमण्डल, जीन्द के पत्र क्रमांक 1239/ 1-एल ०, दिनांक 24 फरवरी, 2010 द्वारा जारी होने पर हरियाणा सरकार के गज़ट में 24 
फरवरी, 2010 को प्रकाशित हो चुकी है । 

उपरोक्त के निरन्तर में निम्नलिखित तहसील जिसका वर्णन खाना 3 में है, उस वर्णन के स्थान पर खाना संख्या 7 में दी गई तहसील 
के वर्णन को पढ़ा जाए । 

विशिष्टि 


क्रम सं ० जिला 


गांव 


क्षेत्रफल 


तहसील जो प्रकाशित किया जाना है 


तहसील जो पहले 
प्रकाशित हो चुकी है 


हदबस्त 
संख्या 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2 . 


हिसार 


हांसी 


कागसर 


68 


1.02 


नारनौंद 


एम० सी ० गोयल , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 4th May , 2010 


No. 3547 /1 - L. - The notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894for construction of Igrah 
minor from R. D. 22725 to 32000 tail off taking at R. D. 228500/ L, Hansi Branch in Village Kagsar and Khanda Kheri 
in Tehsil Narnaund and Tehsil Hansi respectively , District Hisar and Village Igrah in Tehsil Jind , District 
Jind for acquisition of land of above noted villages already published in Haryana Government Gazette , 
dated 27th January , 2010 issued vide Superintending Engineer, Yamuna Water Services Circle , Jind , Notification 
No. 510 /1 - L , dated 27th January , 2010 and corrigendum issued vide Superintending Engineer , Yamuna Water 
Services Circle. Jind, No. 1239 /1 - L , dated 24th February , 2010 and published in Haryana Government Gazette , 
dated 24th February , 2010 . 


In continuation to above , tehsil mentioned under Column No. 3 of above notification for Village Kagsar may 
be read as Namnaund as mentioned under Column No. 7 of the notification , 


Specification 


Sr. No. District 


Tehsil already 
notified 


Tehsil to be notified 


Name of 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


2 


3 


4 


5 


7 


2 . 


Hisar 


Hansi 


Kagsar 


68 


1.02 


Narnaund 


M.C.GOEL , 


- 


Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , Jind . 


